पंजीयन क्रमांक 
“SATS /S/09/203-205.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 29 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2023--आषाढ़ 30, शक 945 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून 2023 


क्रमांक एफ 2-7/2008/-8.— At रजनीश श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग 
द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है. 


9. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रजनीश श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति 
पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अमिताभ जैन, मुख्य सचिव. 


7085 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


086 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 [ भाग ॥ 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जून 2023 
क्रमांक एफ 7-278/209/8. SaaS नगर पालिका अधिनियम 7967 (क्रमांक 37 सन्‌ 7967) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों 


को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा गठित करने 
का अभिप्राय प्रकट करता है :-- 


aya 


नगर पंचायत नरियरा की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-- 


क्रमांक ग्राम पंचायत का नाम जनसंख्या वर्ष 2074 


] ग्राम पंचायत नरियरा 9942 


अनुसूची-2 
नगर पंचायत नरियरा की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :-- 
ग्राम पंचायत नरियरा की सीमाएं ही नगर पंचायत नरियरा की सीमाएं होंगी. 
उक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक S 20 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी 
व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-जांजगीर-चांपा को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चयन हेतु 


प्रस्तुत कर सकते हैं. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अय्याज एफ तम्बोली, विशेष सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जून 2023 


क्रमांक एफ 7-278/2079/78.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 7-28/209/8 दिनांक I6-06-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अय्याज एफ तम्बोली, विशेष सचिव. 


Nava Raipur Atal Nagar the l6th June 2023 


No. F |-28/209/l8.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities 
Act, l96] (No. 37 of 96) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Nariyara as Nagar 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 087 


Panchayat Nariyara in District-Janjgir-Champa as per the Schedule given below :— 


Schedule-| 


The particulars of areas to be included in the limits of Nagar Panchayat Nariyara is as under :— 


S. No. Name of Gram panchayat population year 20I] 
Gram panchayat Nariyara 9942 
Schedule-2 


The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Nariyara is as under :— 

The Boundaries of the Gram Panchayat Nariyara shall be the boundaries of Nagar Panchayat Nariyara. 

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- 
Janjgir-Champa on any official day and time within 5 days from the date of Publication in “Chhattisgarh Rajpatra” 


for the consideration of State Government. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
AYYAJ F TAMBOLL Special Secretary. 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जून 2023 
क्रमांक एफ 7-02/205/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपक कुमार झा, ( भापुसे-2007), पुलिस अधीक्षक, जिला 


बलौदाबाजार, छ.ग. को दिनांक OS जून 2023 से 74 जून 2023 (कुल 0 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. 
साथ ही दिनांक 03 एवं 04 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार झा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक,जिला बलौदाबाजार, छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ 
होंगे. 

3. अवकाश काल में श्री झा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे. 
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री झा, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 

5, श्री दीपक कुमार झा, ( भापुसे-2007 ), पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जे. 


आर. ठाकुर, (TTS), पुलिस अधीक्षक, रेल रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


088 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 [ भाग ॥ 


AA रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जून 2023 


क्रमांक एफ 7-06/2020/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती भावना गुप्ता, (ATFH-2074), पुलिस अधीक्षक, जिला 
SAMI, छ.ग. को दिनांक 9-06-2023 से 26-06-2023 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 
I7 एवं 48 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती भावना गुप्ता आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगी. 
3. अवकाश काल में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते 
थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुप्ता (aTGA-2074) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. 

5. श्रीमती भावना गुप्ता, (Ga-2074), पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा, छ.ग. के Sad अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार श्री 


रामकृष्ण साहू, ( भापुसे-202) सेनानी, i3ef वाहिनी, छसबल, बांगो, जिला कोरबा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता 


है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जून 2023 
क्रमांक एफ 7-70/205/Al-Fe/ ATS. — WA शासन एतद्द्वारा श्रीमती faery He, (भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक 
(अजाक/अअवि), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को दिनांक 26-06-2023 से 05-07-2023 (कुल 0 दिवस) तक का अर्जित अवकाश 


स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 एवं 25 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती मिलना कुर्रे आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक ( अजाक/अअवि), पुलिस मुख्यालय, नवा 
रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी. 


3. अवकाश काल में श्रीमती Pe Hl अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते 


4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती He (भापुसे-2008) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. 


5. श्रीमती मिलना at, (भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक/अअवि), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के उक्त अवकाश 
अवधि में उनका चालू प्रभार श्रीमती हिमानी GAT, (भापुसे-2006), उप पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर 
को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 089 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


मनेन्द्रगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2023 


क्रमांक/02/भू-अर्जन/रा. प्र.क्र. 0]/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2073 कहा जायेगा) की धारा 7 की उप-धारा () के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्‍्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 42 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 

मनेन््रगढ़ खड़गवां मंगोरा .06 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण देवाडांड से wet 

चिरमिरी भरतपुर प.ह.नं.-05 विभाग सेतु निर्माण, अंबिकापुर ह्हाया मंगोरा मार्ग पर 

(छ.ग.). gt नदी पर 

उच्चस्तरीय पुल एवं 

पहुंच मार्ग का निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. Ya, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रायपुर, दिनांक 6 जून 2023 


क्रमांक/320/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) से 
(4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 20i3 कहा जायेगा) को धारा 47 की उप-धारा () के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 2 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 7 द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायपुर रायपुर देवपुरी 0.097 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर सड़क निर्माण हेतु, 
प.ह.नं.-73 विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


090 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 [ भाग ॥ 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2023 


क्रमांक/8/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (7) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 (संख्या 30 सन्‌ 203) 
की धारा 77 की उप-धारा (7) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्‍्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
GT) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर सकरी सैदा 0.389 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन अपपा भैंसाझार बैराज 
".8.4.-47 संभाग कोटा. परियोजना अन्तर्गत 


नहर निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ अनुसूची 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग Oe की व, 
(क) जिला-सूरजपुर 
(ख) तहसील-प्रतापपुर 
(ग) नगए/ग्राम-चन्द्रेली, WEA. 25 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर 


सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2023 


क्रमांक 7362.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (7) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ea ae 
आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 


उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 (जिसे ty (2) 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 20i3 कहा जावेगा) की धारा 9 के ; हद 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त गा is 


प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 09 


(7) (2) 
84 0.09 
योग 0.25 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैकोना-चंद्रेली 
मार्ग बांकी नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), 
प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किसी भी 
कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है. 


सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2023 


क्रमांक 7363.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 203 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 20:3 कहा जावेगा) की धारा ॥9 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सूरजपुर 
(ख) तहसील-प्रतापपुर 
(ग) नगर/ग्राम-बैकोना, प.ह.नं. 22 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(7) (2) 
4052 0.29 
योग 0.29 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैकोना-चंद्रेली 
मार्ग बांकी नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), 
प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किसी भी 
कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2023 


प्रारूप- ७४ 
(नियम ॥0 देखें) 


BATH 20209260400007.— Tet सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ खोपा ग्राम, भटगांव तहसील, सूरजपुर 


जिला में कुल 0.54 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात्‌, 


इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.54 हे. है जो ग्राम खोपा, तहसील 
भटगांव जिला सूरजपुर में है. धारा 9 के तहत्‌ यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का सेतु निर्माण प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. जिसका 


4092 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 


[ 44 


विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-- 


क्र. सर्वेक्षण 
संख्या 


स्वामित्व भूमि का 


अर्जन का 


Cy) 


(2) 


643 


का प्रकार 
(3) 


भूमि 


प्रकार 
(4) 


चंवर 


क्षेत्र हे. में 
(5) 


हितबद्ध व्यक्ति 
का नाम और पता 
(6) 


सीमाएं 


3. 


(7) 


icf 
(8) 


k 
(9) 


प. 
(70) 


स्वामी 


0.09 


धीरन आ. धनसाय, 
लीलामनी, उर्मिला, सुमित्रा 
पुत्री धनसाय, मु. लालो बेवा 
धनसाय, दीपन, दारा सिंह, 


खसरा 
क्र. 645 


नदी 


खसरा 
क्र. 644 


खसरा 
क्र. 642 


चंवर 


चंवर 0.24 


चंवर 0.72 


0.09 


परमानन्द आ. नान्हू, 
सोनामती पुत्री Ar, 


मु. जगमेन बेवा AE 


निवासी ग्राम खोपा 
तहसील भटगांव 
जिला सूरजपुर 


देवधारी, श्रीलाल, 
शिवधारी आ. अमरीकन, 
मु. महेशिया बेवा 
अमरीकन, राजाराम, 
गुलाबसाय, सोमारसाय 
आ. चौधरी निवासी 
ग्राम खोपा तहसील 
भटगांव जिला सूरजपुर 


दिलीप, पतांगो आ. सहदेव, 
महादेव, अमरसाय, मुखदेव 
आ. मोहरसाय, भूलो, गउली, 
AMAR, मटको पुत्री गजरूप, 
बुधु, बबलु आ. सुखदेव, 
सुखमेन पति सुखदेव 
निवासी ग्राम खोपा 
तहसील भटगांव जिला 
सूरजपुर 


दिलीप पतंगो आ. सहदेव, 
महादेव, अमरसाय, मुखदेव 


आ. मोहरसाय, भूलो, गउली, 


AMAR, मटको पुत्री गजरूप, 
बुधु, बबलु आ. सुखदेव, सुखमेन 
पति सुखदेव, निवासी ग्राम खोपा 
तहसील भटगांव जिला सूरजपुर 


खसरा 
क्र. 649 


खसरा 
क्र. 643 


खसरा 

क्र. 650, 
कच्ची 
सड़क 


खसरा 
क्र. 645 


कच्ची खसरा खसरा 
सड़क क्र. 644, क्र. 655, 


655 65 


खसरा 
क्र. 644 


खसरा 
क्र. 650 


खसरा 
क्र. 642, 
64], 640 


खसरा 
क्र. 648 


खसरा 
क्र. 645, 
644, 
649, 
648 


वृक्ष 


किस्म 
निरंक 


संख्या 
निरंक 


संरचनाएं 


प्रकार fea एरिया 
निरंक निरंक 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 093 


यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम 2073 (2073 का 30) की धारा 5 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात्‌ की गयी है. भूमि अर्जन के कारण 
पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित Hers की संख्या निरंक है. 


ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर अन्तर्गत 0.54 हे. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, wie 
या अन्य खनिजों की खाने नहीं है. खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना 
के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, अर्जन सेतु निर्माण परियोजना हेतु किया जा रहा है, 


जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का 
निरीक्षण किया जा सकता है. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है. 


सूरजपुर, दिनांक 24 जून 2023 


प्रारूप- ७४ 
(नियम ॥0 देखें) 


HAH 2027260400026.— el सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ कसकेला व केवटाली ग्राम, भटगांव 
तहसील, सूरजपुर जिला में कुल 0.444 हे. भूमि अपेक्षित है अर्थात्‌, 


इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.444 हे. है जो ग्राम कसकेला 
व केवटाली, तहसील venta जिला सूरजपुर में है. धारा 9 के तहत्‌ यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का सेतु निर्माण प्रयोजन हेतु 
आवश्यक है. जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-- 


क्र. सर्वेक्षण स्वामित्व भूमिका अर्जन का हितबद्ध व्यक्ति सीमाएं 
संख्या का प्रकार प्रकार क्षेत्र हे. में का नाम और पता ड. द्‌ पू्‌ प. 
Ki (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9 (40) 


6 भूमि डांड 0.084 बुचुन, मथुरा, नानबाबू नदी GR कच्ची खसरा 
स्वामी पिता बलजीत, मुरली, क्र7 सड़क क्र. 5/ 
सावित्री, मानमति पुत्री बलजीत 
नोहरी वेवा बलजीत 
निवासी ग्राम कसकेला, 
तहसील भटगांव, 
जिला सूरजपुर (छ.ग.) 


2 04 भूमि डांड 0.06 सोनसाय आ. जगत, a खसरा कच्ची खसरा 
स्वामी रामदुलार आ. जगत, नेतलाल, क्र. 95/4 क्र. I2« सड़क क्र. 00, 
देवमनिया, गुड्डु, मोहरमनिया, 02, 
पातर पिता प्रेमसाय 08, 09 
निवासी ग्राम केंवटाली, 
तहसील भटगांव 
जिला सूरजपुर (छ.ग.) 


094 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 [ भाग ॥ 


() (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (70) 


3. ©«-72 भूमि डांड 0.30 अमरसाय, दलीप साय, a खसरा कच्ची खसरा 
स्वामी APE आ. भोंदू, क्र. 70।. .i73 सड़क क्र. 09, 
मंगना आ. सुन्दर नदी 7 
निवासी ग्राम केंवटाली, 
तहसील भटगांव, 
जिला सूरजपुर (छ.ग.) 
वृक्ष संरचनाएं 
किस्म संख्या प्रकार प्लिंथ एरिया 
निरंक निरंक ria निरंक 


यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम 2073 (2073 का 30) की धारा 5 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात्‌ की गयी है. भूमि अर्जन के कारण 
पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित Hers की संख्या निरंक है. 


ग्राम कसकेला व केवटाली तहसील भटगांव जिला सूरजपुर अन्तर्गत 0.444 हे. भूमि के या sad भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, 
लौह पत्थर, te या अन्य खनिजों की खाने नहीं है. खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित किया 
जा रहा है कि परियोजना के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, अर्जन सेतु निर्माण परियोजना हेतु किया 
जा रहा है. 


जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भेयाथान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का 
निरीक्षण किया जा सकता है. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है. 


संजय अग्रवाल, 
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव. 


छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल 
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-/ एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जून 2023 


क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/4.--“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन ) अधिनियम, 
996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 
279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों 
के संचालित “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल 
की i9at बैठक दिनांक i9-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/37 
दिनांक 0-03-2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (2), कण्डिका (घ) योजना में देय हितलाभ, कण्डिका (ड.) योजना 
की पात्रता के उपबिन्दु (3) एवं कण्डिका (A) योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज की Safes (3) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-- 


“मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” :-- 
(ग). योजना का प्रावधान :-- 
2. हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा को विलोपित करता 
है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 095 


(घ) योजना में देय हितलाभ :-- मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय 
के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण (लोन) हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि राशि रुपये 
50,000/- तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा के स्थान पर 


मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र 
हितग्राहियों को राशि रु. 50,000/- एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा sia: स्थापित करता है. 


(ड.) योजना की पात्रता :-- 
3. पति व पत्नि दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत्‌ केवल एक ही हितग्राही को आवास 
के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा के स्थान पर 


पति व पत्रि दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के ded केवल एक ही हितग्राही 
को आवास के लिए एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगा sit: स्थापित करता है. 


(च). योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :-- 
3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक को विलोपित करता है. 


(शेष नियम शर्तें यथावत रहेंगी. ) 
उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी. 


सविता मिश्रा, 
सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 26th April 2023 
No. 824/Confdl./2023/II-2-/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of 


their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
l. Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Bemetara Ramanujganj Balrampur District & Sessions 
District & Sessions Judge. (Ramanujganj) Judge. 
2. Shri Brijendra Kumar Shastri, Raipur Bemetara Bemetara District & Sessions 
I Additional Principal Judge, Judge. 


Family Court. 


096 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 [ भाग ॥ 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 826/Confdl./2023/M-2-90/200! (Part-[V)—A) Shri Balram Prasad Verma, Member of Higher 
Judicial Service and presently posted as Registrar (Selection & Appointment) is now appointed as Registrar (I. & E.) 
in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. 


B) Shri Jitendra Kumar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as special Judge under S.C. & 
S.T. (P.A.) Act, Raigarh is transferred and appointed as Registrar (Selection & Appointment) in the Establishment of 
the High Court from the date he assumes charge of his office. 


C) Shri Khilawan Ram Rigri, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Special Judge under 
S.C. & S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa is transferred and appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Estab- 
lishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 828/Confdl./2023/II-2-/2023.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and is posted 
on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section |4 of the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 989 at the place mentioned in Column No. 
(4) from the date he assumes charge of his office and; 


The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
l. Shri Rajbhan Singh, Additional Gariaband Bilaspur Bilaspur Special Judge under 
District & Sessions Judge, S.C. & S.T. (P.A.) 
ET.S.C. (RAPE & POCSO). Act. 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 830/Confdl./2023/II-2-/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of 
their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
l. Shri Neeraj Sharma, Additional Bilaspur Mungeli Mungeli I Additional District 
Registrar (Judicial), High Court & Sessions Judge. 


of Chhattisgarh. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 097 

(]) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Shri Pankaj Kumar Jain, Bilaspur Dhamtari Dhamtari Additional District & 
Chairman, Permanent Lok Sessions Judge, 
Adalat. ET.S.C. (POCSO). 

3. Shri Sunil Kumar Nande, Raipur Surajpur Surajpur Il Additional District 
Additional Secretary, Govern- & Sessions Judge. 
ment of Chhattisgarh, Law 
Department. 

4. Shri Shahabuddin Qureshi, Bilaspur Baloda-Bazar Baloda-Bazar II Additional District 
IV_ Additional District & and Sessions Judge. 
Sessions Judge. 

5. Shri Mukesh Kumar Patre, Balod Chirmiri Koriya Additional District & 
Additional District & Sessions (Baikunthpur) Sessions Judge. 
Judge E.T.S.C. (POCSO). 

6. Ku. Radhika Saini, Deputy Raipur Sarangarh Raigarh Additional District & 
Secretary, Chhattisgarh Lok Sessions Judge. 
Ayog. 

7. Shri Anil Kumar Pandey, Raipur Mahasamund Mahasamund _ II Additional District 
Additional Secretary, & Sessions Judge. 
Government of Chhattisgarh, 

Law & Legislative Affairs 
Department. 

8. Shri Lavakesh Pratap Singh Kawardha Raipur Raipur Additional —_ District 
Baghel, Additional District & and Sessions Judge, I 
Sessions Judge. ET.S.C. (POCSO). 

9. Shri Yashwant Wasnikar, Raipur Gariaband Raipur Additional District & 
XI Additional District & Sessions Judge, 
Sessions Judge. ETS.C. (RAPE & 

POCSO). 

0. Shri Shrinivas Tiwari, II Ambikapur Kawardha Kabirdham Additional District & 
Additional District & (Kawardha) Sessions Judge. 
Sessions Judge. 

ll. Shri Shailesh  Achyut Bilaspur Jashpur Jashpur Additional District & 
Patwardhan, II Additional Sessions Judge. 
District & Sessions Judge. 

2. Shri Kiran Kumar Jangade, Raigarh Balod Balod Additional District & 
I Additional District & Sessions Judge, 
Sessions Judge. E.T.S.C. (POCSO), 

3. Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.), Bilaspur Manendragarh _Koriya I Additional District 
Additional District & Sessions (Baikunthpur) & Sessions Judge. 


Judge, I ET.S.C. (20080). 


Note :—The Judicial Officer mentioned at serial no. 8 is not entitled to any transfer grant and/or allowance(s) 
pursuant to transfer on his own request. 


4098 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2023 [ 377 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 832/Confdl./2023/II-2-/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, 
posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
SL. Name of Judicial Officer Presently posted in the Henceforth posted in the 
No. capacity capacity 
() (2) (3) (4) 
l. Ku. Smita Ratnawat V Additional District & Additional District & Sessions 
Sessions Judge, Bilaspur. Judge, I ET.S.C. (POCSO), 
Bilaspur. 
2. Shri Deepak Kumar Gupta II Additional District & I Additional District & Sessions 
Sessions Judge, Rajnandgaon. Judge, Rajnandgaon. 
3. Shri Kamlesh Jagdalla V Additional District & I Additional District & Sessions 
Sessions Judge, Raigarh. Judge, Raigarh. 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 836/Confdl./2023/H-2-/2023.—The incumbent Judicial Officers of the Court, as specified in Column 
No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in 
addition to their own duties, until further orders :— 


TABLE 
S. No. Name of the Court Additional Charge 
() (2) (3) 
l. District & Sessions Judge, Raigarh Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, 
Raigarh. 
2 District & Sessions Judge, Janjgir-Champa Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, 
Janjgir-Champa. 
3. Additional District and Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), 
Kawardha. Kawardha. 
4. Additional District and Sessions Judge, Jashpur Additional District and Sessions Judge (E.T.C.) 
Jashpur. 
5. X Additional District & Sessions Judge, Bilaspur Labour Judge, Labour Court, Bilaspur 
6. II Additional Disrtict & Sessions Judge, Labour Judge, Labour Court, Manendragarh 
Manendragarh. 
7. वा Additional District and Sessions Judge, Labour Judge, Labour Court, Rajnandgaon. 


Rajnandgaon. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023 099 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 845/Confdl./2023/I-3-/2023.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, 
posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
SL Name of Judicial Officer Presently posted in the Henceforth posted in the 
No. capacity capacity 
() (2) (3) (4) 
l. Shri Girivar Singh Rajput Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Basna 
I Civil Judge Class-I, Mahasamund 
at Basna. 
2. Ku. Kumudani Garg Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-I, Kurud 
I Civil Judge Class-I, Dhamtari at 
Kurud. 


Bilaspur, the 29th April 2023 


No. 873/Confdl./2023/II-3-/2023.—In Registry Order No. 84/Confdl./2023/II-3-/2023 dated 26-04-2023, 
in Sl. No. 9, Column No. 6 be read as ‘II Civil Judge Class-I’ instead of Civil Judge Class-I. 


By order of Hon’ble the Chief Justice, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


